शासन 


छत्तीसगढ़ 


पंजीयन क्रमांक 
“ छत्तीसगढ़/ दुर्ग/ 09/ 2013-2015 . ” 


“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक 
शुल्क के नगद भुगतान ( बिना डाक 
टिकट ) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक 
जी. 2-22- छत्तीसगढ़ गजट /38 सि . से . 
भिलाई, दिनांक 30-5-2001. ” 


सत्यवजय 


छत्तीसगढ़ राजपत्र 


प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 39 ] 


रायपुर, शुक्रवार , दिनांक 27 सितम्बर 2019 - आश्विन 5, शक 1941 


भाग 3 ( 1 ) 


विज्ञापन 


अन्य सूचनाएं 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं , चैनलाल आत्मज स्व . मोतीलाल, उम्र 50 वर्षनिवासी - क्वा. 2/ डी , सड़क -25, सेक्टर 
11 , भिलाई नगर , तहसील व जिला दुर्ग ( छ. ग. ) का हूँ. यह कि मैं भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई में कार्यरत हूँ मेरे सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम 
चैनलाल/ रामलाल (CHAINLAL/RAMLAL ) दर्ज है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम चैनलाल (CHAINLAL) रख लिया हूँ. मेरा 
परिवर्तित यह नया नाम मेरे समस्त शासकीय/ अर्द्धशासकीय अभिलेखों/ दस्तावेजों , सर्विस रिकार्ड में दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के 
समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ. 


" 


अतः अब मुझे चैनलाल आ . स्व . मोतीलाल (CHAINLAL S/O LATE MOTILAL ) के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज 
किया जावे. 


पुराना नाम 


नया नाम 


चैनलाल/ रामलाल 
पिता - स्व . मोतीलाल 
निवासी - क्वा . 2/ डी , 
सड़क -25, सेक्टर -11, 

भिलाई नगर, 
तह. व जिला - दुर्ग ( छ. ग. ) 


चैनलाल 
( CHAINLAL) 
पिता - स्व . मोतीलाल 
निवासी - क्वा. 2/ डी , 
सड़क -25, सेक्टर -11, 


भिलाई नगर , 


तह . व जिला - दुर्ग ( छ. ग. ) 


263 


264 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 27 सितम्बर 2019 


[ भाग 3 ( 1 ) 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं , गंगा प्रकाश बैध आत्मज श्री फरसूराम, जाति -कलार , उम्र 24 वर्ष, निवासी - ग्राम - कमेला 
तहसील व जिला कोण्डागांव ( छ. ग.) का हूँ. यह कि पूर्व में मेरा नाम गंगाराम आ . फरसूराम था जो कि मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों, जाति 
प्रमाण पत्र आदि में दर्ज है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम गंगा प्रकाश बैध रख लिया हूँ. तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी 
के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ. 


अतः अब मुझे गंगा प्रकाश बैध आ . श्री फरसूराम के नाम से जाना, पहचाना , पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम 


नया नाम 


गंगाराम 
पिता - श्री फरसूराम 

निवासी - ग्राम - कमेला, 
तह . व जिला- कोण्डागांव ( छ. ग . ) 

पिन -494226 


गंगा प्रकाश बैध 
पिता - श्री फरसूराम 

निवासी - ग्राम - कमेला, 
तह . व जिला- कोण्डागांव ( छ. ग . ) 

पिन -494226 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं , मोहम्मद महबूब खान निवासी - म. नं .- 42/1163, कटोरा तालाब, सिंग नर्सिंग होम के 
सामने, रायपुर, तहसील व जिला रायपुर ( छ. ग. ) का हूँ. यह कि पूर्व में मेरा नाम महबूब खान था, जो कि मेरे सर्विस रिकार्ड व अन्य दस्तावेजों 
में दर्ज है. मैं अपने पूर्व नाम को परिवर्तित कर नया नाम मोहम्मद महबूब खान ( Mohammad Mahboob Khan ) रख लिया हूँ. मेरा परिवर्तित 
यह नया नाम मेरे समस्त शासकीय/ अर्द्धशासकीय अभिलेखों/ दस्तावेजों व सर्विस रिकार्ड में दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ 
पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ. 


अतः अब मुझे मोहम्मद महबूब खान ( Mohammad Mahboob Khan) के नाम से जाना , पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम 


नया नाम 


महबूब खान 


(Mahboob Khan ) 
निवासी - म. नं . - 42 / 1163, 
कटोरा तालाब, सिंग नर्सिंग होम 

के सामने , रायपुर, 
तह. व जिला- रायपुर ( छ. ग. ) 
Add. - H.No.42/ 1163 , 

Katora Talab 
In front of Singh Nursing Home, 

Raipur 
Tah . & Dist.- Raipur (C. G.) 

Pin -492001 


मोहम्मद महबूब खान 
(Mohammad Mahboob Khan ) 

निवासी - म. नं . - 42 / 1163, 
कटोरा तालाब, सिंग नर्सिंग होम 

के सामने, रायपुर, 
तह . व जिला- रायपुर ( छ. ग. ) 
Add.- H. No.42 /1163 , 

Katora Talab 
In front of Singh Nursing Home, 

Raipur 
Tah . & Dist.- Raipur (C.G.) 

Pin- 492001 


भाग 3 ( 1 ) ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 27 सितम्बर 2019 


265 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, चिकेन्द्र कुमार ठाकुर आत्मज श्री मलखान सिंह ठाकुर उम्र 46 वर्ष निवासी - क्वा. नं. 
2/ जे, सड़क -34 , सेक्टर -6,भिलाई नगर , तहसील व जिला दुर्ग ( छ. ग. ) का हूँ. यह कि मैं भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई में कार्यरत हूँ मेरे सर्विस 
रिकार्ड में मेरा नाम चिकेन्दर कुमार ठाकुर (Chikender Kumar Thakur) दर्ज है जो कि त्रुटिपूर्ण है. जबकि मेरा सही नाम चिकेन्द्र कुमार ठाकुर 
( Chikendra Kumar Thakur ) है. मैं मेरे सही नाम को मेरे सर्विस रिकार्ड व अन्य समस्त शासकीय/ अर्द्धशासकीय अभिलेखों व दस्तावेजों में दर्ज 
कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ. 


अतः अब मुझेचिकेन्द्र कुमार ठाकुर ( Chikendra Kumar Thakur ) आ . श्री मलखान सिंह ठाकुर के नाम से जाना, पहचाना , पुकारा 
व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम 


नया नाम 


चिकेन्दर कुमार ठाकुर 
(Chikender Kumar Thakur) 
पिता - श्री मलखान सिंह ठाकुर 
निवासी - क्वा . नं . - 2 / जे , 
सड़क -34, सेक्टर -6, 


चिकेन्द्र कुमार ठाकुर 
(Chikendra Kumar Thakur) 
पिता - श्री मलखान सिंह ठाकुर 
निवासी - क्वा . नं . - 2 / जे , 
सड़क -34, सेक्टर -6 , 


भिलाई नगर , 


भिलाई नगर, 


तह. व जिला - दुर्ग ( छ. ग. ) 


तह. व जिला- दुर्ग ( छ. ग. ) 


नाम परिवर्तन 


. 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं , शाम्भवी भागवत आत्मजा स्व . अब्दुल हमीद खान, उम्र 40 वर्ष, निवासी -विवेकानंद 
विद्यापीठ के पीछे, टीचर्स कालोनी, निर्मलकर किराना के पीछे, छोटा भवानी नगर , कोटा, रायपुर , तहसील व जिला रायपुर ( छ. ग. ) की हूँ. यह 
कि पूर्व में मेरा नाम सारा खान/ शबीना खान था. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम शाम्भवी भागवत रख ली हूँ. तथा इस आशय के संबंध 
में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ. 


अतः अब मुझे शाम्भवी भागवत आत्मजा स्व . अब्दुल हमीद खान के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम 


नया नाम 


सारा खान / शबीना खान 
पिता- स्व . अब्दुल हमीद खान 
निवासी- विवेकानंद विद्यापीठ के पीछे, 
टीचर्स कालोनी, निर्मलकर किराना के पीछे, 

छोटा भवानी नगर , कोटा, रायपुर , 
तह. व जिला - रायपुर ( छ. ग. ) 


शाम्भवी भागवत 
पिता - स्व . अब्दुल हमीद खान 
निवासी -विवेकानंद विद्यापीठ के पीछे, 
टीचर्स कालोनी, निर्मलकर किराना के पीछे, 

छोटा भवानी नगर , कोटा, रायपुर , 
तह . व जिला - रायपुर ( छ. ग. ) 


266 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 27 सितम्बर 2019 


[ भाग 3 ( 1 ) 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती संगीता कुमारी ध. प. श्री प्रवीण कुमार बावने, निवासी - क्वा. नं.- 2/3, पोस्टल 
कालोनी, ब्लू बर्ड पब्लिक स्कूल के पास, कोसाबाड़ी कोरबा, तहसील व जिला कोरबा ( छ. ग. ) पिन -495677 की हूँ. यह कि पूर्व में मेरा नाम 
संगीता बावने था. मैंने अपना पूर्व नाम परिवर्तित कर नया नाम संगीता कुमारी रख ली हूँ. मेरा परिवर्तित यह नया नाम मेरे समस्त शासकीय/ 
अर्द्धशासकीय अभिलेखों/ दस्तावेजों में दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ. 


अतः अब मुझे श्रीमती संगीता कुमारी ध. प. श्री प्रवीण कुमार बावने के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम 


नया नाम 


संगीता बावने 
पति - श्री प्रवीण कुमार बावने 
निवासी - क्वा . नं . - 2/ 3, 

पोस्टल कालोनी, 
ब्लू बर्ड पब्लिक स्कूल के पास , 

कोसाबाड़ी कोरबा, 
तह. व जिला - कोरबा ( छ. ग. ) 

पिन -495677 


श्रीमती संगीता कुमारी 
पति - श्री प्रवीण कुमार बावने 
निवासी - क्वा. नं . - 2 / 3, 

पोस्टल कालोनी, 
ब्लू बर्ड पब्लिक स्कूल के पास , 

कोसाबाड़ी कोरबा, 
तह. व जिला - कोरबा ( छ. ग. ) 

पिन -495677 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं , मोहम्मद शाहीद आत्मज श्री खुर्शीद आलम उम्र 48 वर्ष, निवासी - एल. आई. जी . 162 , 
दीन दयाल कालोनी, चरौदा भिलाई, तहसील पाटन जिला दुर्ग ( छ. ग. ) का हूँ. यह कि मैं रेल्वे विभाग में कार्यरत हूँ. पूर्व में मेरा नाम शशि भूषण 
आ . श्री खुशीराम था , चूंकि मेरे पिता के नाम परिवर्तन का प्रकाशन राजपत्र में 03 अगस्त 2018 , क्रमांक 31 में हो चुका है, उपरांत मैं अपने नाम 
को परिवर्तित कर नया नाम मोहम्मद शाहीद रख लिया हूँ. मैं अपने इस नये नाम को मेरे समस्त शासकीय/ अर्द्धशासकीय अभिलेखों/दस्तावेजों में 
व अन्य समस्त प्रमाण पत्रों में दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ . 


अतः अब मुझे मोहम्मद शाहीद आ . श्री खुर्शीद आलम के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम 


नया नाम 


शशि भूषण 


पिता - श्री खुशीराम 
निवासी - एल . आई. जी . 162 , 
दीन दयाल कालोनी, 

चरौदा भिलाई . 
तहसील - पाटन 
जिला - दुर्ग ( छ. ग.) 


मोहम्मद शाहीद 
पिता - श्री खुर्शीद आलम 
निवासी - एल. आई. जी . 162 , 
दीन दयाल कालोनी, 

चरौदा भिलाई , 
तहसील - पाटन 
जिला - दुर्ग ( छ. ग. ) 


भाग 3 ( 1 ) ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 27 सितम्बर 2019 


267 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं , श्रीमती बसंती रानी दास ध. प. श्री दिलीप कुमार दास, उम्र 54 वर्ष, निवासी - आजाद 
मार्केट, प्रगति नगर, रिसाली, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग ( छ. ग.) की हूँ. यह कि मेरे पति भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई में कार्यरत हैं. उनके 
सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम बसंती दास ( Basanti Das ) दर्ज है, जो कि अपूर्ण है जबकि मेरा पूर्ण नाम बसंती रानी दास ( Basanti Rani Das) है, 
जो कि अन्य दस्तावेजों में दर्ज है. मैं अपने पति के सर्विस रिकार्ड में मेरे नाम को परिवर्तित कर, सही व पूर्ण नाम को दर्ज कराने के संबंध में सक्षम 
प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ. 


अतः अब मुझे श्रीमती बसंती रानी दास (Smt. Basanti Rani Das ) ध. प. श्री दिलीप कुमार दास के नाम से जाना, पहचाना , पुकारा 
व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम 


नया नाम 


बसंती दास 
( Basanti Das .) 
पति - श्री दिलीप कुमार दास 
निवासी - आजाद मार्केट , 

रिसाली भिलाई, 
तह . व जिला - दुर्ग ( छ. ग. ) 


श्रीमती बसंती रानी दास 
( Smt. Basanti RaniDas ) 
पति - श्री दिलीप कुमार दास 
निवासी - आजाद मार्केट, 
प्रगति नगर, रिसाली भिलाई, 
तह. व जिला - दुर्ग ( छ. ग. ) 


प्रगति नगर, 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं , श्रीमती पूनम चन्द्राकर ध. प. श्री पवन चन्द्राकर , उम्र 36 वर्ष, निवासी - एम . डी . डी. 
140 , फेस-2, कबीर नगर, रायपुर , तहसील व जिला रायपुर ( छ. ग. ) की हूँ. यह कि पूर्व में मेरा नाम कु . पूर्णिमा चन्द्राकर आत्मजा श्री महेन्द्र 
चन्द्राकर था जो कि मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों व अन्य दस्तावेजों में दर्ज है. मेरा विवाह दिनांक 23-06-2004 को श्री पवन चन्द्राकर के साथ 
संपन्न हुआ. पश्चात मैंने अपना नाम परिवर्तित कर नया नाम श्रीमती पूनम चन्द्राकर रख ली हूँ. तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के 
समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ . 


अतः अब मुझे श्रीमती पूनम चन्द्राकर ध. प. श्री पवन चन्द्राकर के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम 


नया नाम 


कु . पूर्णिमा चन्द्राकर 
पिता - श्री महेन्द्र चन्द्राकर 
निवासी - महामाया पारा, 
महासमुन्द ( छ. ग. ) 


श्रीमती पूनम चन्द्राकर 

पति - श्री पवन चन्द्राकर 
निवासी - एम . डी . डी .- 140 , 
फेस -2, कबीर नगर , रायपुर , 
तह . व जिला- रायपुर ( छ . ग. ) 


268 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 27 सितम्बर 2019 


[ भाग 3 ( 1 ) 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं , श्रीमती ज्ञानलता कुरै ध. प. श्री लखन कुर्रे , उम्र 28 वर्ष जाति सतनामी, निवासी - वार्ड नं. 
23 , कृष्णा नगर कोरबा, तहसील व जिला कोरबा ( छ. ग. ) की हूँ. यह कि पूर्व में मेरा नाम ज्ञान बाई आत्मजा श्री काशीराम जांगड़े था, जो कि 
मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में दर्ज है. मेरा विवाह श्री लखन कुर्रे के साथ, रीति -रिवाज के अनुसार संपन्न हुआ. पश्चात् मैंने अपना नाम 
परिवर्तित कर श्रीमती ज्ञानलता कुर्रे रख ली हूँ. मेरा परिवर्तित यह नया नाम मेरे समस्त शासकीय अभिलेखों/ दस्तावेजों में दर्ज कराने के संबंध में 
सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी 


अतः अब मुझे श्रीमती ज्ञानलता कुर्रे ध . प. श्री लखन कुरै के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम 


नया नाम 


ज्ञान बाई 


पिता - श्री कांशीराम जांगड़े 
निवासी - ग्राम ओड़ेकेरा , 

पो. - ओड़ेकेरा 

तहसील - जैजेपुर 
जिला- जांजगीर चांपा ( छ . ग. ) 


श्रीमती ज्ञानलता कुर्रे 
पति - श्री लखन कुर्रे 
निवासी - वार्ड नं. - 23, 

कृष्णा नगर कोरबा, 
तह. व जिला - कोरबा ( छ. ग. ) 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं , श्रीमती संगीता खत्री ध. प. श्री मूलचंद खत्री, उम्र 52 वर्ष, निवासी - डी -9, सेक्टर-4, 
देवेन्द्र नगर , रायपुर , तहसील व जिला रायपुर ( छ. ग. ) की हूँ. यह कि पूर्व में मेरा नाम कु . लता एल. आत्मजा श्री लुनिंदा राम था , जो कि मेरे 
समस्त शासकीय / अर्द्धशासकीय अभिलेखों व दस्तावेजों तथा शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में दर्ज है. मेरा विवाह दिनांक 29-09-1986 को श्री मूलचंद 
खत्री के साथ संपन्न हुआ, पश्चात मैंने अपना नाम परिवर्तित कर श्रीमती संगीता खत्री रख ली हूँ. तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी 
के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ. 


अतः अब मुझे श्रीमती संगीता खत्री ध. प. श्री मूलचंद खत्री के नाम से जाना, पहचाना , पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम 


नया नाम 


कु . लता एल. 
पिता - श्री लुनिंदा राम 
निवासी - न्यू नं. - 4, पुराना नं .- 8 , 

वेंकटारायर स्ट्रीट वाल , 
टैक्स रोड , चेन्नई , 
पिन -600003 


श्रीमती संगीता खत्री 
पति - श्री मूलचंद खत्री 
निवासी - डी -9, सेक्टर -4 , 


देवेन्द्र नगर , रायपुर , 


तह . व जिला- रायपुर ( छ. ग. ) 


भाग 3 ( 1 ) ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 27 सितम्बर 2019 


269 


उपनाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं , रमाशंकर प्रसाद आत्मज श्री बद्री प्रसाद, निवासी - महल पारा , बैकुण्ठपुर, तहसील व 
जिला कोरिया ( छ. ग. ) का हूँ. यह कि पूर्व में मेरा नाम “रमाशंकर " था जो कि मेरे समस्त शासकीय दस्तावेजों में दर्ज है. मैंने अपने नाम के साथ 
“ प्रसाद ” उपनाम जोड़कर नया नाम रमाशंकर प्रसाद रख लिया हूँ. मेरा परिवर्तित यह नया नाम मेरे समस्त शासकीय/ अर्द्धशासकीय अभिलेखों / 
दस्तावेजों में दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ. 


अतः अब मुझे रमाशंकर प्रसाद आ . श्री बद्री प्रसाद के नाम से जाना , पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम 


नया नाम 


रमाशंकर 
पिता - श्री बद्री प्रसाद 
निवासी - महल पारा, 

बैंकुण्ठपुर, 
तह. व जिला - कोरिया ( छ. ग. ) 


रमाशंकर प्रसाद 
पिता - श्री बद्री प्रसाद 
निवासी - महल पारा , 

बैंकुण्ठपुर, 
तह . व जिला- कोरिया ( छ. ग . ) 


उपनाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, गुरप्रीत सिंह बोला आत्मज श्री कुलवरण सिंह बोला, उम्र 31 वर्ष, निवासी -प्लाट -36 बी., 
कैलाश नगर , भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग ( छ. ग. ) का हूँ . यह कि मैं कर्मचारी राज्य बीमा निगम रायपुर में कार्यरत हूँ. मेरे शैक्षणिक प्रमाण पत्रों 
व सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम गुरप्रीत सिंह दर्ज है जो कि अपूर्ण है. मैंने अपने नाम के साथ “ बोला ” उपनाम जोड़कर नया नाम गुरप्रीत सिंह बोला 
( Gurpreet Singh Bola ) रख लिया हूँ. मेरा परिवर्तित यह नया नाम मेरे समस्त शासकीय/ अर्द्धशासकीय अभिलेखों/ दस्तावेजों में दर्ज कराने के 
संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ . 


अतः अब मुझे गुरप्रीत सिंह बोला ( Gurpreet Singh Bola) आ . श्री कुलवरण सिंह बोला ( S/o-ShriKulwarn Singh Bola) के नाम 
जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


से 


पुराना नाम 


नया नाम 


गुरप्रीत सिंह 
(Gurpreet Singh ) 
पिता - श्री कुलवरण सिंह बोला 
( S/ o - Shri Kulwarn Singh Bola) 
निवासी - प्लाट नं. - 36 बी ., 

कैलाश नगर, भिलाई, 
तह. व जिला- दुर्ग ( छ. ग. ) 


गुरप्रीत सिंह बोला 
(Gurpreet Singh Bola ) 
पिता - श्री कुलवरण सिंह बोला 
( S/ o - Shri Kulwarn Singh Bola ) 
निवासी - प्लाट नं . - 36 बी ., 

कैलाश नगर , भिलाई, 
तह. व जिला- दुर्ग ( छ. ग. ) 


270 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 27 सितम्बर 2019 


[ भाग 3 ( 1 ) 


उपनाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं , श्रीमती शैला राजन ध. प. श्री राजन वर्गीस उम्र 56 वर्ष, निवासी- एम . आई. जी .- 1 
616, आमदी नगर हुडको, भिलाई नगर , तहसील व जिला दुर्ग ( छ. ग. ) की हूँ. मेरे पति भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई में कार्यरत हैं , उनके सर्विस 
रिकार्ड में मेरा नाम श्रीमती शैला वीस दर्ज है जो त्रुटिपूर्ण है, जबकि मेरा वास्तविक नाम श्रीमती शैला राजन है. मैं मेरे पति के सर्विस रिकार्ड में 
मेरा नाम परिवर्तित कर, मेरा वास्तविक नाम को दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ . 


अतः अब मुझे श्रीमती शैला राजन (Smt . Shaila Rajan) ध. प. श्री राजन वर्गीस ( W/o- Shri. Rajan Varughese ) के नाम से 
जाना , पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम 


नया नाम 


श्रीमती शैला वर्गीस 
(Smt. Shaila Varughese ) 

पति - श्री राजन वर्गीस 
निवासी - एम. आई . जी .- 1-616 , 

आमदी नगर हुडको, 

भिलाई नगर, 
तह. व जिला- दुर्ग ( छ. ग. ) 


श्रीमती शैला राजन 
(Smt. Shaila Rajan ) 

पति - श्री राजन वर्गीस 
निवासी - एम . आई. जी . - 1-616, 

आमदी नगर हुडको, 


भिलाई नगर, 


तह. व जिला - दुर्ग ( छ. ग. ) 


उपनाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं , सदाराम अग्रवाल आत्मज स्व . बनारसी दास उम्र 87 वर्षनिवासी-13, सेन्ट्रल एवेन्यु वेस्ट , 
चौबे कालोनी, रायपुर तहसील व जिला रायपुर ( छ. ग. ) का हूँ. यह कि पूर्व में मैं सदाराम गुप्ता के नाम से जाना जाता था मैं अपने उपनाम “ गुप्ता " 
को परिवर्तित कर अन्य उपनाम “ अग्रवाल ” जोड़कर नया नाम सदाराम अग्रवाल रख लिया हूँ. मेरा परिवर्तित यह नया नाम/ उपनाम मेरे समस्त 
शासकीय/ अर्द्धशासकीय अभिलेखों व दस्तावेजों में दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ. 


अतः अब मुझे सदाराम अग्रवाल आ . स्व . बनारसी दास के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम 


नया नाम 


सदाराम गुप्ता 
पिता - स्व . बनारसी दास गुप्ता 
निवासी-13 सेन्ट्रल एवेन्यु वेस्ट, 

चौबे कालोनी, रायपुर 
तह. व जिला - रायपुर ( छ. ग . ) 


सदाराम अग्रवाल 
पिता- स्व . बनारसी दास 
निवासी -13 सेन्ट्रल एवेन्यु वेस्ट , 

चौबे कालोनी, रायपुर 
तह . व जिला - रायपुर ( छ. ग . ) 


भाग 3 ( 1 ) ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 27 सितम्बर 2019 


271 


उपनाम परिवर्तन 


. 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं , डॉ . श्रीमती रिया मुथा आहूजा ध. प. डा. श्री रक्षित आहूजा, निवासी - तुलसीपुर वार्ड 
17, राजनांदगांव , तहसील व जिला राजनांदगांव ( छ. ग.) की हूँ. यह कि पूर्व में मेरा नाम नेहा रमेश मुथा आत्मजा श्री रमेश मुथा था . मेरा विवाह 
डा. श्री रक्षित आहूजा के साथ संपन्न हुआ. पश्चात् मैंने अपना नाम परिवर्तित कर नया नाम “ डा.श्रीमती रिया मुथा आहूजा ” रख ली हूँ. तथा इस 
आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ. 


अतः अब मुझे डा . श्रीमती रिया मुथा आहूजा ध. प. डा . श्री रक्षित आहूजा के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम 


नया नाम 


नेहा रमेश मुथा 
पिता - श्री रमेश मुथा 
निवासी - तुलसीपुर वार्ड -17, 

राजनांदगांव, 
तह. व जिला- राजनांदगांव ( छ. ग . ) 


डा . श्रीमती रिया मुथा आहूजा 
पति - डा. श्री रक्षित आहूजा 
निवासी- तुलसीपुर वार्ड -17, 

राजनांदगांव, 
तह. व जिला- राजनांदगांव ( छ. ग . ) 


उपनाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं , धर्मेन्द्र कुमार साहू आत्मज श्री भूपाल सिंह साहू , उम्र 47 वर्ष, निवासी - क्वा . नं.- 111 / 
ई, रिसाली सेक्टर, भिलाई नगर, तहसील व जिला दुर्ग ( छ. ग.) का हूँ. यह कि मैं भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई में कार्यरत हूँ. मेरे समस्त शैक्षणिक 
प्रमाण पत्रों में व सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम धर्मेन्द्र कुमार दर्ज है जो कि अपूर्ण है मैं अपने नाम के साथ “ साहू ” उपनाम जोड़कर पूर्ण नाम धर्मेन्द्र 
कुमार साहू रख लिया हूँ. मेरा परिवर्तित यह नया नाम मेरे सर्विस रिकार्ड व मेरे समस्त शासकीय / अर्द्धशासकीय अभिलेखों/ दस्तावेजों में दर्ज कराने 
के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ . 


अतः अब मुझे धर्मेन्द्र कुमार साहू ( Dharmendra Kumar Sahu) आ . श्री भूपाल सिंह साहू के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज 
किया जावे . 


पुराना नाम 


नया नाम 


धर्मेन्द्र कुमार 


(Dharmendra Kumar ) 
पिता - श्री भूपाल सिंह साहू 
निवासी - क्वा . नं. - 111/ ई, 
रिसाली सेक्टर, भिलाई नगर , 
तह . व जिला- दुर्ग ( छ. ग. ) 


धर्मेन्द्र कुमार साहू 
(Dharmendra Kumar Sahu ) 
पिता - श्री भूपाल सिंह साहू 
निवासी - क्वा. नं. - 111/ई , 
रिसाली सेक्टर, भिलाई नगर , 
तह. व जिला - दुर्ग ( छ. ग. ) 


272 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 27 सितम्बर 2019 


[ भाग 3 ( 1 ) 


विविध 


न्यायालयों की सूचनाएं 


न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी 


रा. ) एवं पंजीयक लोक न्यास, खरसिया, जिला रायगढ़ ( 

( छ . ग . ) 


खरसिया, दिनांक 12 सितम्बर 2019 


रा . प्र. क्र . 02/ बी -113/ 2018-19 


[ मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट , 1951 ( 1951 का तीसवा ) की धारा 5 ( 2 ) तथा मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम 5 ( 1 ) देखिए ] 


क्रमांक / 1238/ प्रस्तु -1/2019.- लोक न्यास के पंजीयक एवं एस. डी. ओ. खरसिया जिला, जिला रायगढ़ के समक्ष कार्यकर्ता 
सदगुरू कबीर भगवान धर्मादा ट्रस्ट हेतु निम्न संपत्ति का पंजीयन के लिये आवेदन - पत्र प्रस्तुत किया है. 


श्री 


क्योंकि मुझे यह प्रतीत होता है कि अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपत्ति मध्य प्रदेश/ छत्तीसगढ़ लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा 2 की उप 
धारा ( 4 ) के अर्थ के अन्तर्गत लोक न्यास की है और गठन करती है . 


इसलिए अब मैं गिरीश कुमार रामटेके अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) खरसिया , जिला रायगढ़ ( छ. ग. ) लोक न्यासो का पंजीयक ग्राम 
ठाकुरदिया खरसिया, तहसील खरसिया, मेरे न्यायालय में दिनांक 13-10-19 को उक्त अधिनियम की धारा 5 की उप - धारा ( 1 ) में जैसा अपेक्षित 
है मामले में जांच करना प्रस्तावित करता हूं . 


एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या संपत्ति का कोई न्यासी या कार्यकारी न्यासधारी इसमें हितबद्ध कोई व्यक्ति और आपत्ति 
या सुझाव देने का आशय रखने वाले ( व्यक्ति ) को दो प्रतियों में इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर लिखित कथन प्रस्तुत 
करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक पर या तो व्यक्तिशः अथवा वकील द्वारा या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त 
अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जाएगा. 


अनुसूची 
( लोक न्यास का नाम , पता व सम्पत्ति का विवरण ) 


लोक न्यास का नाम व पता :- श्री सद्गुरू कबीर आश्रम, ठाकुरदिया खरसिया, जिला रायगढ़ ( छ. ग.) न्यास के संस्थापकों व न्यासियों के नाम 


व पता 


1 . 


2 . 


3. 


4 . 


5 . 


6 . 


7 . 


श्री युद्धवीर सिंह जुदेव आ . स्व . श्री दिलीप सिंह , ग्राम हरदी, जिला जांजगीर - चांपा ( छ. ग. ) 
श्री गिरधर गुप्ता जी आ . श्री दिनानाथ गुप्ता, ग्राम खरसिया, जिला रायगढ़ ( छ. ग. ) 
श्री देवशरण दास जी आ . श्री गुरूगंगाशरण दास, ग्राम नई बस्ती, कबीर चौरामठ, जिला वाराणसी ( उ. प्र. ) 
श्री रवि कोचे आ . श्री पंजाबराव कोचे, अशोक नगर , खुरदा, भुनेश्वर ( उड़ीसा ) 
श्री आचार्य महंत श्रवणदास गुरू स्व . भगवानदास महंत सदगुरू कबीर आश्रम खरसिया, जिला रायगढ़ ( छ. ग. ) 
श्री मथुरा प्रसाद दर्शन आ . श्री सूरज प्रसाद दर्शन , मदनपुर खरसिया, जिला रायगढ़ ( छ. ग.) 
श्री महंत शेखरदास गुरू श्री आचार्य श्रवणदास महंत , कबीर आश्रम ठाकुरदिया खरसिया, जिला रायगढ़ ( छ. ग. ) 
श्री भवानीलाल गबेल आ . स्व . श्री दौलतप्रसाद गबेल , शिवगली वार्ड नं . 18 खरसिया 
श्री नत्थूदेवजी भोलादेव ढोपरे ग्राम सहजापुर, तहसील नरखेड़, जिला नागपुर ( महाराष्ट्र ) 
श्री विश्णुदयाल चंद्रा पिता स्व . श्री ननकि सिंह चंद्रा, वार्ड क्र . 05 कटेकोनी, जिला जांजगीर चांपा ( छ. ग. ) 
श्री मोहनदास बैरागी आ . संतदास, पंप हाउस कॉलोनी कोरबा , 
श्री चंद्रशेखर यादव पिता श्री गणेश प्रसाद यादव, राजीव नगर कोतरा रोड रायगढ़, जिला रायगढ़ ( छ. ग. ) 
श्री हजारीलाल गबेल पिता स्व . श्री दरबारीलाल गबेल , ग्राम सारसकेलाजिला जांजगीर चांपा ( छ. ग . ) 


8 . 


9 . 


10 . 


11 . 


12 . 


13 . 


भाग 3 ( 1 ) ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 27 सितम्बर 2019 


273 


14. 


15 . 


श्री रवीन्द्र कुमार वैष्णव पिता बनवारीदास वैष्णव, ग्राम मल्हार, जिला बिलासपुर ( छ. ग. ) 
श्री गुरूशरण 

वैष्णव श्री हेमदास वैष्णव, मालखरौदा, जिला जांजगीर चांपा ( छ. ग. ) 
श्री साहेबलाल साहू आ . श्री भागवत प्रसाद साहू, कोटियाडीह, जिला बलौदाबाजार ( छ. ग.) 


16. 


1 . 


चल संपत्ति 


खाता क्रमांक के 

अनसुार 


बैंक में जमा 


2 . 


अचल संपत्ति 


ग्राम - कुधरी, कुल खसरा नं .- 5 कुल रकबा 5.03 एकड़ 
ग्राम - बोकरेल , कुल खसरा नं. - 5 कुल रकबा 0.33 एकड़ 
ग्राम - धोबनीपाली, कुल खसरा नं. - 16 कुल रकबा 5.222 हे. 
ग्राम - सुलौनीकला, कुल खसरा नं. -12 कुल रकबा 2.457 हे . 
ग्राम -छिंद, कुल खसरा नं.- 06 कुल रकबा 1.595 हे. 
ग्राम - तनौद, कुल खसरा नं .- 16 कुल रकबा 4.187 हे . 
ग्राम - खरसिया, कुल खसरा नं .- 19 कुल रकबा 4.236 हे. 
ग्राम - उच्चभिट्ठी, कुल खसरा नं . - 2 कुल रकबा 0.081 हे . 
ग्राम - सुखदा, कुल खसरा नं .- 1 कुल रकबा 935/1 ग हे . 


गिरीश कुमार रामटेके 
अनुविभगीय अधिकारी ( रा. ) एवं 

पंजीयक 


अन्य सूचनाएं 


कार्यालय उप पंजीयक सहकारी संस्थाऐ अम्बिकापुर , जिला - सरगुजा ( छ. ग. ) 


अम्बिकापुर , दिनांक 6 जून 2019 


[ छ. ग. सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 69 ( 2 ) के अन्तर्गत ] 


क्रमांक / परिसमापन/ 2019/ 415.- दुग्ध उत्पादन सहकारी समिति मर्या. बंदना पंजीयन क्रमांक 1835 दिनांक 04-01-1994 को इसी 
कार्यालय के आदेश क्रमांक/ परिसमापन / 2018/173 अम्बिकापुर दिनांक 08-03-2018 एवं विधि कक्ष का पत्र क्रमांक 243 दि 01-05-2019 

के द्वारा छ. ग. सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 नियम 62 की धारा 69 ( 2 ) ग के अन्तर्गत “ कारण बताओ सूचना ” पत्र जारी किया गया था . 
जिसका आज दिनांक तक कोई जवाब नहीं आया है . 


संस्था पंजीयक सहकारी संस्थाएं छत्तीसगढ़ रायपुर के आदेश क्रमांक/ पंजी/निर्वा./2017/7439 नया रायपुर दिनांक 17-11-2017 में 
उल्लेखित न्यूनतम सेवाओं का स्तर विहित नहीं करती है. 


अतः मैं रवीन्द्रनाथ पैकरा , सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं अम्बिकापुर, जिला सरगुजा- ( छ. ग. ) छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी 
अधिनियम 1960 नियम 62 की धारा 69 (2 ) ग के अंतर्गत एवं राज्य शासन को अधिसूचना क्रमांक/ एफ -15-19 /15-2/ 2012/03 रायपुर दिनांक 
04 मई 2012 से प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या. बंदना पंजीयन क्रमांक 1835 दिनांक 04-01-1994 को 
इस आदेश के दिनांक से परिसमापन में लाता हूँ . 


समिति का कार्य समेटने के लिए छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 नियम 62 की धारा 70 ( 1 ) एवं उक्त विज्ञप्ति के अनुसार 
श्री पी. आर. कुर्रे, सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड सीतापुर/ मैनपाट को पीरसमापक नियुक्त करता हूँ . 


यह आदेश आज दिनांक 06-06-2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया . 


आर. एन. 


पैकरा 
सहायक पंजीयक 


संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित -2019 . 


